सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 माघ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 239 राँची, शुक्रवार , 


14 फरवरी , 2020 ( ई ० ) 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग 


( समन्वय ) 


अधिसूचना 
14 फरवरी, 2020 


संख्या- सी ०एस०-1/ आ.स.(नियुक्ति) -07/ 2020-200 -- श्री राकेश कुमार दुबे ( झा 0 प्र0 से0), अपर समाहर्ता, 
गिरिडीह, झारखण्ड को दिनांक 07.02.2020 के प्रभाव से श्री बादल , माननीय मंत्री, कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव ( सरकरी कोटा ) के पद पर नियुक्त किया जाता है । 

2. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी एवं को - टर्मिनस है तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के 
समाप्त की जा सकती है । 

3. यह नियुक्ति श्री दुबे की सेवा कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार 
से इस विभाग में प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विजय कुमार मुंजनी 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 239 - 50 


